पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 31 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023--श्रावण 13, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2023 


क्रमांक एफ 2-9/2019/1/एक.--विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 5505/1453/21-ब/छ.ग./2023, दिनांक 28- 
4-2023 द्वारा श्रीमती नीरू सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी. ), कवर्धा, सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा, की सेवाएं, 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए प्रतिनियुक्ति पर विधि अधिकारी, संवैधानिक wars, राजभवन सचिवालय, रायपुर के पद पर 
पदस्थापना हेतु इस विभाग को सौंपी गई है. 


pa अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नीरू सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी. ), कवर्धा, सदस्य उच्चतर न्यायिक 
सेवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राजभवन सचिवालय, रायपुर के संवैधानिक प्रकोष्ठ में विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 
पदस्थ करता है. 


2051 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


2052 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2023 


क्रमांक एफ 6-4/2023/1-7.--श्रीमती शुभ्रा पचौरी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य 
विभाग, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक F. No. 5503/1453/XXI-B/C.G./2022, dated 28-04-2023 द्वारा सामान्य प्रशासन 
विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है. 


2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शुभ्रा पचौरी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग 
में संयुक्त सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2023 


क्रमांक एफ 4-4/2023/1-7.--श्री कृष्णा पाल सिंह भदोरिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर की सेवाएं विधि एवं 
विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 5499/1453/21-ब/छ.ग./2023 दिनांक 28 अप्रैल 2023, द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन 
छत्तीसगढ़ लोक आयोग में उप सचिव के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है. 


SATA राज्य शासन USN श्री कृष्णा पाल सिंह भदोरिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को छत्तीसगढ़ लोक आयोग 
में उप सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. डी. सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जून 2023 


क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.--राज्य शासन USER श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007) विशेष सचिव (स्वतंत्र WAR), 
आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को उनके वर्तमान 
कर्तव्यों के साथ-साथ आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जून 2023 


क्रमांक ई 1-16/2004/एक-2.-- भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/12/2023-AIS-I, दिनांक 06 मई, 2023 द्वारा 
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) के अंतर्गत श्री ललितादित्य नीलम, भा.प्र.से. (छ.ग. 2019) की सेवायें 
छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से तमिलनाडू संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ललितादित्य नीलम, भा.प्र.से. को 
तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2053 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जुलाई 2023 
क्रमांक एफ 1-19/2009/11/6.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 में निम्नलिखित 
और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-- 
संशोधन 
उक्त नियमों में,-- 
(1) नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाये. 
(2) नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात्‌ :-- 
“18. परिवीक्षा — (एक) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा. 


(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिए 
स्थानापनन हैसियत से नियुक्ति किया जायेगा.” 


(3) अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-- 


“अनुसूची-एक 
(नियम 4 एवं 5 देखिये ) 


पदों के नाम ili वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स लेवल 
४ @ @) छल )] 


तृतीय श्रेणी | लेवल-8 
1. | सहायक अधीक्षक 01 
हक (लिपिकीय) | वेतन बैंड रू, 35400-112400 
ES सहायक वर्ग-एक ---तदैव-- लेवल-प 
वेतन बैंड रू, 28700--91300 


| | लेखापाल -+तदैव--- as . 
Sa aE वेतन बैंड %. 25300-80500 


=e 
8 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - 01 tegen | O89 

वेतन बैंड रू. 22400-71200 
Real टायपिस्ट 01 --तदैव--- लेवल-4 

वेतन बैंड रू, 19500--62000 
[8 |सहायक वर्ग - तीन | 0०5 [ate [ae |... 
[ 9. | वाहन चालक as 


सेवा में सम्मिलित 


aay 


2054 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


अनुसूची-दो 
(नियम 6 देखिये) 
सेवा में सम्मिलित | कर्तव्य पदों | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत 
पदों के नाम की 


सेवा के अन्य सेवाओं 
सदस्यों की | से सदस्यों के 


पदोन्नति द्वारा | स्थानांतरण / 
(नियम 6(1)(ख) | प्रतिनियुक्तिं 
देखिये) द्वारा 
नियम 6(1)(ग) 


। 


| 


सहायक अधीक्षक 


100% 
0 


सहायक ग्रेड-एक 


हु 

ड शीघ्रलेखक ग्रेड -तीन 01 
लेखापाल / é 
सहायक ग्रेड-दो 


स्टेनोटायपिस्ट 


सहायक ग्रेड-तीन 


वाहन चालक 


टीप :- सहायक ग्रेड-तीन के 25% पद उन विभागीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से भरे जायेंगे, जिन्होंने 
हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हों और जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2055 


अनुसूची-तीन 
(नियम 8 देखिये) 


सेवा,//पद का | न्यूनतम | अधिकतम . विहित शैक्षणिक ager 
नाम आयु | आयु सीमा 


सीमा 


अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठयकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।' 

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 60 शब्द प्रति 
मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा 
ली जाएगी)। 

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा wit 
ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / 
प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा 
परिषद्‌ से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम 

से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की 

(Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण 

पत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 

(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा 
उत्तीर्ण । 


डाटा west -तदैव- | -तदैव- 


ऑपरेटर 


अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठयकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 

अथवा 
कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता 
प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा। 

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा wet 
ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / 
प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा 
परिषद्‌ से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम 
से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की 

(Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण 

पत्र (गति के लियें कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 


2056 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


सेवा/पद का | न्यूनतम | अधिकतम विहित शैक्षणिक अर्हता टिप्पणिया 
नाम आयु आयु 
सीमा सीमा 


४) | ® | ® | / 6) 


सहायक ग्रेड-तीन |-तंदैव- |-तदैव- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 
(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 
अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
स्नातक पाठयकम की प्रथम वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण | 
(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा 
ws ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक 
वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र 
(3) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन 
परीक्षा परिषद्‌ से (कम्प्यूटर एवं 
साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) 
डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण 
पत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली 
जाएगी)। 


कक्षा edt की परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के 
वाहन चालक -तदैव-- | -तदैव- 


वाहन चालन का वैध लायसेंस तथा 
आँखों की दृष्टि 6/6 होना चाहिये। 
नोट - ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन 
के सामान्य प्रशासन विभाग art समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय 
होगी। 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2057 


अनुसूची-चार 
(नियम 13 एवं 14 देखिये) 


उस सेवा या पद का | पदोन्‍नति हेतु | सेवा या पद का | विमागीय पदोन्नति | टिप्पणियां 
नाम जिससे पदोन्नति | पात्रता के लिये। नाम जिस पर | समिति के सदस्यों के 
की जानी है। नाम 
अवधि 


6 | © 


सहायक अधीक्षक | (0) संचालक या उसके 
द्वारा नामांकित कोई 


अधिकारी - अध्यक्ष 
सहायक ग्रेड-दो 
/लेखापाल 


(3) निरीक्षक वाष्पयंत्र 
-सदस्य 


लेखापाल / (4) एक महिला सदस्य 
सहायक ग्रेड-दो — सदस्य 


(5) एक अन्य पिछड़े वर्ग 
का सदस्य - सदस्य 


(6) एक अनुसूचित जाति 
सहायक ग्रेड-तीन का सदस्य — सदस्य 


(7) एक अनुसूचित 
जनजाति का सदस्य 
- सदस्य 


2058 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


No. F 1-19/2009/11/6.—In cxercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitu- 
tion of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh 
State Boiler Inspectorate (1355-11 (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely :— 


AMENDMENT 
In the said rules,— 
1. Sub-clause (f) of clause (1) of rule 8 shall be omitted. 
2. For rule 18, the following rule shall be substituted, namely :— 
“18. Probation— (1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on pro- 


bation for a period of 3 years. 


(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in 
officiating capacity for a period of 2 years.” 


3. For Schedule-I, II, वा and IV, the following Schedule shall be substituted, namely :— 


“SCHEDULE-I 
(See rule 4 and 5) 


Name of posts Total Classification Pay Matrix Level Remarks 
included in number of 
the service duty posts 
6) @) @) 
Assistant 
Superintendent 01 
Assistant 
3 Stenographer 
हैं Grade — पा 
i Accountant 


Level-5 
Pay Band Rs. 22400-71200 


Level-4 
Pay Band Rs. 19500-62000 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 


2059 


Name of the 
posts included 
in the service 


Assistant 
Superintendent 


Stenographer 
Grade-III 


Accountant/ 


Assistant Grade-II 


Assistant 
Grade-III 


Total 
number 
of duty 
post 


SCHEDULE-II 
(See rule 6) 


Percentage of number of duty post to be filled in 


By direct 
recruitment 
(See rule 
6(1) (a)) 


By promotion 
of member of 
service 

(See rule 6(1) 


By transferred/ 
deputation of 


member of other 


services (See 
rule 6(1) (c)) 


Remarks 


Note:- 25% posts of Assistant Grade-III shall be filled from those Departmental Class-IV 


employees, who have passed Higher Secondary Examination and have completed 5 years 
of service. 


2060 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


SCHEDULE-III 
(See rule 8) 


Prescribed 
the Educational 
Service imi imi Qualification 
/ 


30 years (35 | (1) Passed (10+2) Examination from any 


years for recognized Board, 
domicile OR 


resident of 


State of Passed old Higher Secondary Examination 


Chhattisgarh) with First year examination of Graduation 
Course from any recognized University. 

(2) 60 words per minute Speed in Hindi 
Stenography (Shorthand) (efficiency test for 
speed shall be taken). 

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry 
Operator/ Programming from any 
recognized Institute and certificate of 
Hindi or English typing 5000 (key) 
depression per hour (through computer and 
software) from recognized Board/Institute 
or Chhattisgarh Stenography Typing 
Examination Council (efficiency test for 
speed shall be taken). 

Data Entry (1) Passed (10+2) Examination from any 
recognized Board, 
OR 
Passed old Higher Secondary Examination 
with First year examination of Graduation 
Course from any recognized University, 
OR 
Passed 10th Examination and 3 year diploma 
from any recognized institute. 

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry 
Operator/ Programming from any 
recognized Institute and certificate of Hindi 
and English typing 8000 (key) depression 
per hour (through computer and software) 
from recognized Board/Institute or 
Chhattisgarh Stenography Typing 
Examination Council (efficiency test for 
speed shall be taken) 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2061 


Name of the Maximum Prescribed Remarks 
Service Age Educational 
/ post Limit Qualification 


Assistant (1) Passed (10+2) Examination from any 
Grade-III recognized Board, 


OR 


Passed old Higher Secondary Examination with 


First year examination of Graduation Course 


from any recognized University. 


One year Diploma/Certificate in Data Entry 
Operator /Programming from any recognized 


institute. 


Certificate of Hindi or English typing 5000 
(key) depression per hour (through computer 
and software) from recognized Board/Institute 
or Chhattisgarh  Stenography Typing 
Examination Council (efficiency test for speed 
shall be taken). 


Should have passed 8th Class Examination and a 
valid LMV Driving License and must have eye 
sight of 6/6. 


Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of 
Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the 


Government, from time to time. 


2062 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


SCHEDULE - IV 
(See rule 13 and 14) 


Name of service or 


Minimum experience Name of service or Name of member of 


posts from which | period for eligibility posts to which the 
promotion is to be for promotion promotion is to be Departmental 
made Promotion 
Committee 


~@ 


Assistant Assistant Superintendent | (1) Director or any 
officer nominated 
by him 


- Chairman 


(2) Chief Inspector of 
Boilers- Member - 


Assistant 


Grade-I (3) Inspector of Boilers 


- Member 


Stenographer Grade-IIl 


(4) One member of 
Women - Member 


(5) One member of 
Other Backward 
Classes - Member 


Accountant/Assistant 


Grade-II 


(6) One member of 
Scheduled Castes 
- Member 


Assistant Grade 


150 (7) One member of 
Scheduled Tribes 


- Member 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2023 


क्रमांक 1621/2192/2018/16.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परनन्‍्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन 
करते हैं, अर्थात्‌ :-- 
संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में,-- 


1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, 
अर्थात्‌ :-- 
“(3) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्‌ से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम 
से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल 
परीक्षा ली जायेगी). 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2063 


2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, 
अर्थात्‌ :-- 

“(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/ 
संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परीषद्‌ से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली 
जायेगी) .” 


No. 1621/2192/2018/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitu- 
tion of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh 
Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010, namely:-— 


AMENDMENT 
In Schedule of the said rules,- 


1. For entry (3) of column (5) of serial number 3 of Schedule-III, the following entry shall be substituted, 
namely:- 
"(3) Certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and 
software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council 
(efficiency test for speed shall be taken)." 


2. For entry (3) of column (5) of serial number 4 of Schedule-III, the following entry shall be substituted, 
namely:- 

"(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute 
and certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and 
software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council 
(efficiency test for speed shall be taken)." 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2023 


क्रमांक 2029/1561/2023/16.--कारखाना अधिनियम, 1948 (सन्‌ 1948 की 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. द्विवेदी 
(प्रभारी संचालक), संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुख्य कारखाना 
निरीक्षक नियुक्त करता है. 


No. 2030/1561/2023/16.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories 
Act, 1948 (63 of 1948), and in supersession of the all previous notifications in this respect, the Government of 
Chhattisgarh hereby appoints Shri K. K. Dwivedi (Director In Charge) Directorate, Industrial Health & Safety, Nava 
Raipur Chhattisgarh, to be “Chief Inspector of Factories” for the state of Chhattisgarh. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राकेश साहू, अवर सचिव. 


2064 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 1 जून 2023 


क्रमांक/1514/202303200400020/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोण्डागांव बड़ेराजपुर लिहागांव 0.7040 अनुविभागीय अधिकारी एवं लिहागांव - बांसकोट 
प.ह.नं.-12 भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल. मार्ग के कि.मी. 2/10 


भंवरडिंग नदी पर 
सेतुमय पहुंच मार्ग 
निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जनज अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 2 जून 2023 


क्रमांक/7901/भू-अर्जन/201910050400012/अ-82/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरबा बरपाली तुमान 2.117 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बरपाली-तुमान मार्ग 
प.ह.नं. 20 विभाग संभाग, कोरबा. के एकरेखण अंतर्गत 


अर्जित भूमि. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2065 


कोरबा, दिनांक 2 जून 2023 


क्रमांक/7904/भू-अर्जन/201910050400011/अ-82/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरबा बरपाली 'पकरिया 1.292 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बरपाली-तुमान मार्ग 
प.ह.नं. 16 विभाग संभाग, कोरबा. के एकरेखण अंतर्गत 


अर्जित भूमि. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


उत्तर बस्तर कांकेर, 28 जून 2023 


क्रमांक/202205141400002/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्‍लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
उत्तर बस्तर नरहरपुर करिहापहर 0.26 कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. Tat (झुरा) नाला 
कांकेर सेतु निर्माण कांकेर. पर सेतुमय पहुंचमार्ग 


निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


2066 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सुकमा, दिनांक 7 जुलाई 2023 


रा.प्र.क्रमांक/1649/202201190300020/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सुकमा सुकमा केरलापाल 0.888 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्राम केरलापाल से 
प.ह.न॑ं. 17 सुकमा. बटनवाड़ा मार्ग के 
कि.मी. 2/2 शबरी नदी 
पर उच्चस्तरीय पुल एवं 
पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 
भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
हरीस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ अनुसूची 


एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व es 
/ आपदा प्रब॑ (1) भूमि का वर्णन- 
एव भाग 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग (किलो मल 
(ख) तहसील-मैनपाट 
(ग) नगर/ग्राम-हर्रामार ( मुख्य wd उपनहर) 
(A) लगभग क्षेत्रफल-5.724 हेक्टेयर 


सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


क्रमांक 15/अ-82/2021-22.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 


मे खसरा नम्बर रकबा 

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक में 
(हेक्टेयर में) 

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और (4) (2) 

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 

अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 59202 eas 

जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 995 6: ae 


है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2067 


(1) (2) (1) (2) 
1001 0.024 359 0.040 
1000/1 0.037 692 0.101 
1000/2 0.129 696 0.081 
983/3 0.405 992/2 0.101 
440/2 0.161 993 0.012 
307/2 0.032 541/1 0.048 
533/1 0.012 2436 0.248 
1167 0 097 1119/1 0.141 
pe Rone 1124/1 0.160 
304/1 0.317 as 0,081 
304/2 0.317 ee G.202 
304/3 0.317 a ues 
301 0.202 ae on 
524/2 0.205 
303 0.227 
302/1 0.269 भोग खत aes 
302/2 0.270 
५36 2222 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल 
sta O08! जलाशय योजना के अंतर्गत डुबान हेतु. 
812/2 0.202 
aed ९133 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
803 0.202 (राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
485 0.231 
354 0.073 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
358 0.034 कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर ( भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव 


राजनांदगांव, दिनांक 13 जुलाई 2023 


क्रमांक/161/अ. भू.अ./2023.--छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर 
के अधिसूचना क्रमांक/एफ 11-44/2022/सात-4,/दिनांक 13 जून 2023 रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/259- 
afer 13 जून 2023 में जारी अधिसूचना के अनुसार गठित नवीन तहसील कुमरदा व अपवर्जित छुरिया तहसील हेतु मैं डोमन सिंह, कलेक्टर 
राजनांदगांव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में गठित नवीन 
तहसील कुमरदा व अपवर्जित तहसील छुरिया में संलग्न सूची अनुरूप पटवारी हल्का व राजस्व मंडल का पुर्नगठन करता हूं. 


तहसील छुरिया (अपवर्जित) व नवीन गठित तहसील कुमरदा में पुर्नगठित पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक मंडल की सूची संलग्न 


डोमन सिंह, 
कलेक्टर, 


2068 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


प्रारूप 
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) 
नवीन गठित तहसील कुमरदा के अपवर्जन उपरांत तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 


शेष हल्का की जानकारी 
wae | Teter ग्राम पंचायत का | कुल भौगोलिक isle (राजन 
का नाम art क्षेत्रफल wes 
ग्राम/ विरान ग्राम) 


fips मुख्यालय का 

aire at 
eG (६ 3३ | 4 | 8 | 0९0४ | 7 0 | 9 | 
घोरतलाब घोरतालाब | “isa, | 
i230 | 


सड़क चिरचारी | 413.993 


ae. नं.गे शामिल 
ग्राम का नाम 


नाक [___ 
न न 
mae ae 
तेलीनबांधा “ 
ऋण 
i ee 
जरुर]. गोपलपुर es 
| 2४9७ [__ 
i war | 
| fe 
छूरिया जतगुड्स 
4 खोमा कसा yi a ae 
5 ce 
ir 


~— 


| 
ह कम. है नमक, 
के | 0० च्च Ww 


7 455,566 
| मरकाकसा | 392.250 


क्रटेगाटोला 298.664 


जोब ५ 


पंडरापानी _ 260.419 

विचारपुर 222.236 

किरकाडी 

हेताडकसा पंडरापानी | डूबान ग्राम 

rl : 
[ डूबान ग्राम | 

ae [ डूबन ग्राम | 


27 8628.663 


| 201.107 
बिजेपार 229.160 
7 शझाडीखैरी 


बेंदाडी 230.524 
मालडोंगरी बेंदाडी __ 282.583 
as 134.257 


402.205 


| 


मरकाकंसा 


4 

a 

a 

a| 3 

mae 
4 
a 
al 
& 


a 


E : 
aa] 6 
7 rf | 
ma 
al 
ay 
4 


| 


नांदियाखुर्द 


बखरुटोला 210.138 


आमगांव 261.360 
गोहगांव गीत 275.787 
गिधवाभंवर 223.632 


चारमभांठा न बम्हनीचारभांठा बम्हनीचारभांठा 643,272 
aa बम्हनीघारमांठा com : 
| | केशोटोला 
! | 295,800 


साल्हेटौला 609.764 

धरमूटोला के 
साल्हेटोला धरमूटोला घरमूटोला __ 679.556 
कल्लूटोला । 389,817 


G 


० i re 
a 
a 
हर 
4 
श्र 
a 


& 
q 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2069 


कुल भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


ग्राम पंचायत का 
नाम 
ee (a Se का कला नशा कक मामा 
at 
| बैरागीगेडी repre «= 22.26 dT 
| ४] " aa 
| 49 | |" 


कैफियत (राजस्व 
ओम / वन 
ग्राम/ विरान ग्राम) 


राजरव 
निरीक्षक 
मण्डल का नाम| 


we. AA शामिल 
ग्राम का नाम 


मुख्यालय का 
ary 


as 
grave ana_[ 


36232 


~ 


छा [id 
बनियाटोला झिथराटोला 203.025 
बरछाटोला 196.69 [| ओ 


हालेकोसा हालेकोसा 4958 | 

icc — उ9214 | 

हालेकोसा | बिसाहूटोला 236004 | | 
=e 


INA Geet LL 


रानिम Tet चारभाठा योग | 6 | Pe | 84198 ( 1 ]|॥ 
«nse | 
पिनकापार [soa [id 
32 3684975 | 

बिल 13 पिनकापार 22 
७01 [7 
रानीतालाब [7189 | id 
लालूटोला see 

| 36 | लालूटोला 417.409 
लालूटोला ree eae 
पाटेकोहरा पाटेकोहरा 265.0599 | | 
महाराजपुर महाराजपुर 346253 | | 
[a महाराजपुर ae oer 
_ 14004 weed 
छुरिया | बापूटोला न ae 

रामपुर cd रामपुर mee 646.136 
' | 5 शिकारीटोला | 9954 | | 

} [7 17 झिथराटोला 


lhl नागरकोहरा oye 020 _ 
mee 
नागरकोहरा 


~~ 
= 


72 


रिवाटोला 72269 | | 


| eas 
a |... घोर 
aul 
tite 


ghost | — कलर [1७5७ | 


Retest | Rater | rosa | 
शिकाशीमहका [were |, [eo | | 


मे. बापूटोला योग | 6 | 


। x 
4g 


है हि हि लि 
2 
4 
Rc] 

| _$ | 
=| 


—— 479,608 
पाण्डेटोला पाण्डेटोला ae] 
झालाटोला 

फण्डेटोला : 
411,507 
| 27281 | 
a es 
a [फट 
पदगुडा —_ 503 
खुर्सीपार 328214 | 
हैदलकोड़ों हैदलकोड़ो 529.691 ee ee a) 


बागद्वार 492.953 


: 


2070 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


कैफियत (राजस्व 
ग्राम / वन 
ग्राम / विरान ग्राम) 


ब्र 355७७ कक 
गहिसमेडी 490.425 
ae 
= saa | 
97 26 मातेखेडा छीताकसा |... || 
| 9» | छीताकसा celia 
00 m 


ae. aa शामिल | ग्राम पंचायत का 
ग्राम का नाम 


मुख्यालय का 


० मय जज 
गेन्दाटोला गैंन्दाटोला 3७.39 | 
jm 5520 | ४ /्‌/ 


Cs कशक् ' 
| दफा लू चल न 
कल्लूबंजारी TH कल्लूबंजारी 359.640 


rei i 
बूचाटोला ks 21202. न 
Te 2002 | प' 
दवामाबंजारी 22505 | | 
cia] | दावा Samal 
दामाबंजारी दुर्रबंजारी | 10355 | _ _ टढ“कट७ 
aca 25083 | २ |]|। 
SEW 246.513 
i ecto a 
wae टिपानगढ 21.109 | | 
छुरिया कल्लुबंजारी टिपानगढ छुरियाडोगरी 193.614 ae 
an प्ा 
टेकाहर्रा 320647 | | 
काठ | . | 
आलीवारा 
खपराभाट | उमा (| 


27 WFreretar फाफामार 
लुलीकसा 


> 
ae 
tA 


en | ae cane 


532.605 
जयसिंगंटौला 2 
रामतराई 27.99 |... | 


[३७३७ _' 
eet mn) 
Cr 
43332.705 


. मेटेपार 


- 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2071 


प्रारूप 

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) 

नवीन गठित तहसील कुमरदा जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 
प्रस्तावित नवीन गठित हल्का की जानकारी 


कैफियत (राजस्व 
प्रस्तावित | मुख्यालय का क्षेत्रफल ग्राम/ वन 
हल्का नंम्बर डे कत्ल ग्राम/ विरान ग्राम) 
| जोशीलमती | जोशीलमती [ खाापकछ 7: 
2 | कोलिहालमती | | 2109 | | 
: कोलिहालबती 
: a zet 
Zs | era eae 
[5] केशल हल | 7 े 
पार es अल 
र्रपार Se 
बिक पक ("| मल Sey ad eae 
=a विरवाशैकल 1 Pratieat as 
बहा जा हज लक] 
verve rae 
| py 
230.249 |  /#/ 
on — ae 
मुंजालपाथरी ee 
कुमरदा । न 
= = — 
|_ मावलीचूवा | eas 
दैहान_[ घुपसाल _] | 3005 | | 
घुपसाल कु 
लाटमेटा 30222 | || 
| 23 | चारमाठा | | age | fae dl 
24] — a 
25 | 27010 | _ ] 
हि 
|_ मानिकपुर | oe | 
1 हाल्राडुला 7 oe | 
[2977 ‘erat _] हालाडुला sess 
| 30 | Sco eee 
ora cee 
सागर aes 
Lee airy 346.06 
खाट [ ऋरणल्ली 6 फल [ छा [/ए 
| 35. | 65891 | 
36 cee 0करेगांव pe eee | 
wavelet [ad | | 20765 TC 
| _wewer | 366aze [1६  /| 


सोमाझिटिया 259,756 


a =e 
ae ES 

qites  द़त्वशेशुद | fetal [sas | 
peso 


Doogie 3 
7 
आंतरगांव 
सोमाझिदिया 


46 
47 


2072 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


वर्तमान प.| प्रस्तावित | मुख्यालय का 
BA. | हल्का नम्बर नाम 


राजस्व निरीक्षक 
मण्डल का नाम 


as. 44 शामिल ग्राम पंचायत का 
ग्राम का नाम 


oa Boe a ee ee 
| 48 | पे जज ऊन 
[097 wee | हो sx 
2 (ie — 
भण्डारी भरदा . 
wed | 


कक जे [ena 
पांगरीखुर्द | 
| ५54 | ag सोलह पांगरीखुर्द 137.215 
| 55 | बननवागांव | वननवागांव | 1144.834 
। मन्होरा 
WERT Gas 418.909 
sia ae | 39 8 


P33 Lose] क्र | 
गुण्डदेही | ake pica aed 
| 59 | गुण्डरदेही is 652.830 _ _ 

|_60__| | माहगाव 30.95 | ७ 
61 ae 
कलडबशी [- कापा _] ase लापता 

“ | कपा | ; 
छिन्दीबिरही | ऋण | 184911 Pd 
be रतनमाट | 51014 
7 | रतनमाट knoe 
a eee | 
॥ : करमरी 498.263 | | 

करमरी 

wary Sareea 
st om coe नि 

: अरजकुण्ड a 
पथरानवागाव विमिकिल मलिक] 
| |_माटरा खुज्जी | 3059 1 / 


77 


| मासूलकसा | 312.085 
| | आमाकदट | 435948 
बावली Net 242.187 
19 मासूलकसा भगतपुर 86.366 विरान ग्राम 
कारुटोला 194.375 
मटिया मटिया 760.684 
| तुमडीकसा | 412.413 


०० foo 1५ 4 sw sats 
11912 0 3 ॥ ॥॥॥ ४४ ४00 ॥ ४४४ हट 2] 
a : 
a 
a 
= 
शक 


| a | |. गड़लवाही | CT 

उमरवाही गोड़लवाही ॥ जी 
उमरवाही गोडलवाही चितवाकोन्हा 42.446 ee 
बडगोय | बडगाव |. 57268893 | 
हु | गिदरी | 6968 1 1 | 
। | चंदिया | ae 
. aaa 

wore | | 
ee 
उमरवाही Meee earl 
wnat [aise | 
[ates | aerate See 
at 77 nave | 
1 __ आयाबाधा | | 46268 | | 
लाया आयाबंधा [_ ीसटोला | weesieal 
| 95 | | | चिजलाकसा | | 
96] [—artetat | चिखलाकसा aa 
57 चिखलाकसा | wage 7 a | 
98 , _ सीताकसा उ. | जताकसा उ. | | 
| 99 _..| _ % |_लाबूठोला | ahah oe el 
[| {| [9 [ 39 | a8 | s6s1z728 | | 
की [| A उ 75 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2073 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2023 


क्रमांक 340/दो-2-21/2015.- श्री नरेन्द्र सिंह चावला, प्रधान AANA, Pra न्यायालय, दुर्ग (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य) 
दिनांक 31-05-2023 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 
240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र 
क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2023 


क्रमांक 341/दो-3-39/2007.-श्री गौकरण सिंह कुंजाम, न्यायाधीश, Pers न्यायालय, रायगढ़ (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य) 
दिनांक 30-04-2023 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 
240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र 
क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 15 जून 2023 


क्रमांक 354/दो-2-17/2006.--श्री अग्रलाल जोशी, प्रधान न्यायाधीश, Pera न्यायालय, रायपुर (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य) 
दिनांक 24-08-2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो 
सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 
4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


Bilaspur, the 15th June 2023 


No. 950/Confdl./2023/I-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and ; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Shri Ram Kumar Tiwari, Raipur Ambikapur Surguja District & Sessions 
Principal Secretary, Govern- (Ambikapur) Judge. 


ment of Chhattisgarh, Law 
and Legislative Affairs 
Department. 


2074 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Shri Arvind Kumar Sinha, Mungeli Raigarh Raigarh District & Sessions 
District & Sessions Judge. Judge. 

3. Shri Alok Kumar (Sr.), Jagdalpur Rajnandgaon Rajnandgaon District & Sessions 
District & Sessions Judge. Judge. 

4. Shri Chandra Kumar Ajgalley, Surajpur Mungeli Mungeli District & Sessions 
Judge, Family Court. Judge. 

5. Shri Maneesh Kumar Thakur, Jagdalpur Jagdalpur Bastar District & Sessions 
Judge, Family Court. (Jagdalpur) Judge. 


Bilaspur, the 15th June 2023 


No. 952/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The Incumbent Judicial Officers of the Court, as specified in Column 
No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in 
addition to their own duties, until further orders :— 


TABLE 
S. No. Name of the Court Additional Charge 

(1) (2) (3) 

1. District & Sessions Judge, Korba Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Korba 

2 I Additional District and Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), 89100 
Balod. 

3. I Additional District and Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge (ET.C.), 
Jagdalpur. Jagdalpur. 

4. I Additional District and Sessions Judge, Labour Court, Baloda-Bazar 


Baloda-Bazar. 


Bilaspur, the 19th June 2023 
No. 956/Confdl./2023/II-3- 14/2000 (Part-IV).—On the application of Mrs. Manisha Thakur, II Civil Judge 
Class-I, Bilaspur, she is hereby, permitted to change her name as “Ms. Manisha Thakur D/o Mr. Ratan Singh Thakur” 


in place of “Mrs. Manisha Thakur W/o Mr. Pradeep Sahu” and to incorporate the name of her father Mr. Ratan Singh 
Thakur in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2023 
क्रमांक 7282/चेकर/तीन- 10-11/2000.--छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन्‌ 1958 ), की धारा 12 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक 1955/चेकर/तीन-10-11/ 
2000 दिनांक 16-02-2023 की अंतिम लाइन में निम्नानुसार संशोधन करता है :-- 
संशोधन 


“मातृत्व अवकाश” के स्थान पर “संतान पालन अवकाश” प्रतिस्थापित किया जाता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023 2075 


1२0०.7282/(706८७९८/ा[1-10-1 1/2000.---. exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh 
Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby makes the following 
amendment in the Registry Notification No. 1955/Checker/III-10-11/2000, dated 16-02-2023 in the last line :— 


AMENDMENT 


“Maternity Leave” is replaced with the “Child care leave” 


बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2023 


क्रमांक 369/दो-2-4/2004.--श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव दिनांक 30-06-2023 की अपरान्ह 
में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के 
अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./ 
06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./ 
2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 
अरबिन्द कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार जनरल. 


